निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 418 ) 


1 आषाढ़ 1932 ( श ) 
पटना, मंगलवार , 22 जून 2010 


पथ निर्माण विभाग 


- 


- 


- 


- - 


अधिसूचना 

10 मई 2010 
सं0 निग0 / सारा - 1 - 24 / 06 - 6739 (एस0) — श्री रामस्वार्थ पंडित, सेवा -निवृत्त सहायक अभियंता के 
विरुद्ध कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ के पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितता के लिए संकल्प 
ज्ञापांक 1820 ( एस ), दिनांक 13 फरवरी 2007 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई । संचालित विभागीय 
कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में इनके विरुद्ध आरोप को प्रमाणित नहीं माने जाने 
का मंतव्य दिया गया । संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत सरकार के निर्णयानुसार 
इन्हें " आरोप मुक्त " किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

(ह0) अस्पष्ट, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


२० 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 418 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih . nic . in 


